( RAL 


R 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

8 ज्येष्ठ, 19 37 ( श० ) 
संख्या 379 राँची, शुक्रवार 

29 मई , 2 0 15 ( ई० 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 
( भू- अर्जन निदेशालय 

. . . . . . . . . . 

अधिसूचना 

23 फरवरी, 2015 
संख्या- 2 / राज . स्था .. 18 / 2 0 10 -5 6 3 / रा.,.. बिहार टेनेन्ट्स होल्डिंग्स ( मेनटेनेन्स ऑफ रेकार्डस ) 
एक्ट 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री शैलेन्द्र कुमार लाल, अपर 
समाहता, राँची को दाखिल खारिज ( राजस्व वादों संबंधित ) संबंधित पुनरीक्षण वादों के निष्पादन हेतु 
तथा राँची जिला अंतर्गत नामान्तरण वादों की अपील की सुनवाई की उपायुक्त की शक्ति प्रदत्त करते हैं । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुधीर कुमार रंजन, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 379..50 | 


